रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


HD 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार, सितम्बर 5 , 2018 / भाद्र 14 , 1940 
NEW DELHI, MONDAY , SEPTEMBER 5 , 2018 /BHADRA 14 , 1940 


सं. 306 ] 
No . 306 ] 


वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 


( वाणिज्य विभाग) 


(व्यापार उपचार महानिदेशालय) 

संशोधन अधिसूचना 
नई दिल्ली , 5 सितंबर , 2018 


विषयः ईरान, कतर और चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित से "लिनियर एल्किल बैंजीन" ( एलएबी ) के 

आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना संख्या 14/ 20/ 2015-डीजीएडी दिनांक 
6/ 3/ 2017 के अंतिम जांच परिणाम में संशोधन । 
सं . 14 /20/ 2015 -डीजीएडीः: – समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम , 1975 ( जिसे आगे 
अधिनियम कहा गया है ) और उसकी समय - समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान , 
आकलन और पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए ) नियमावली , 1995 
(जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए; 
पृष्ठभूमि 
सं . 14 /20/ 2015-डीजीएडी: - जबकि उपर्युक्त अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए नियुक्त वाणिज्य 
एवं उद्योग मंत्रालय , वाणिज्य विभाग , भारत सरकार में उपर्युक्त नियमावली के तहत नियुक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी 
(जिसे यहां आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने ईरान , कतर और चीन जन . गण . (जिसे यहां आगे संबद्ध देश कहा गया 
है ) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लिनियर एल्किल बैंजीन " ( एलएबी )(जिसे यहां आगे संबद्ध सामान कहा गया 

है ) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 06. 03. 2017 की 
5207 GI/ 2018 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii )] 


अधिसूचना संख्या 14/ 20 / 2015-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी जांच संबंधी अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित 
किए । 

और जबकि निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 11.04. 2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 12/ 2017 -सीमा 
शुल्क ( एडीडी) द्वारा संबद्ध सामानों पर लगाया गया था । 
प्रक्रिया 
मूल जांच में मैसर्स एसईईएफ लि . द्वारा प्रस्तुत संबद्ध देशों के निर्यातक मैसर्स कतर एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड 
डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंतजाट ) ने निर्यातक का नाम मुंतजाट क्यू . जे. एस. सी . से बदलकर मुंतजाट क्यू . पी . जे. एस. सी . 
करने के लिए अनुरोध किया है । 
प्राधिकारी ने अनुरोध की प्रकृति को नोट करते हुए मूल जांच के हितबद्ध पक्षकारों से उसके संबंध में विचार मांगे 
ताकि अनुरोध पर उचित रूप से विचार किया जा सके और मध्यावधि समीक्षा जांच करने की आवश्यकता का 
मूल्यांकन किया जा सके। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है। 

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध 
(क ) मैसर्स कतर एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंतजाट ) क्यू.जे. एस . सी. (निर्यातक) द्वारा अनुरोध 
(i) मुंतजाट से क्यू . जे. एस. सी . से नाम मुंतजाट क्यू . पी . जे. एस . सी . में बदलने के अनुसरण में मुंतजाट के स्वामित्व 

अथवा संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वस्तुतः यह स्थानीय कानून में संशोधन की अपेक्षा अनुसार 
नाम में परिवर्तन है। 
कतर में वाणिज्यिक कानून में संशोधन हुआ था । संशोधन से पूर्व कानून के पूर्व रूपांतर में कंपनी को यह 
उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी है अथवा निजी संयुक्त स्टॉक 
कंपनी है क्योंकि सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनीअथवा निजी संयुक्त स्टॉक कंपनी के बीच कोई कानूनी अंतर 
नहीं था । 
नए संशोधित वाणिज्यिक कंपनी कानून के अनुच्छेद 4 में कतरी कानून के तहत एक नई किस्म की कंपनी 
शुरू की गई और संयुक्त स्टॉक कंपनियों को या तो सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनियों अथवा निजी संयुक्त 

स्टॉक कंपनियों की श्रेणी में रखा गया । 
( iii ) मुंतजाट को 2012 में एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था । नए कानून के अनुसरण में 

मुंतजाट के पास वित्तीय बाजारों में उसके शेयरों को सूची मे रखने और सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी के 
रूप में संदर्भित करने अथवा सूची से हीन रहने औरनिजी संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में संदर्भित रहने का 
विकल्प था । मुंतजाट ने सूचीयन में न रहने का निर्णय लिया और इस प्रकार नए संशोधित वाणिज्यिक 
कंपनी कानून के तहत निजी संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में माना जाएगा । शेयरधारिता में कोई परिवर्तन 

नहीं हुआ है । 
(iv ) उपर्युक्त कानून कतर में यह निरीक्षण करने के अभिप्राय से किया गया है कि सभी मामलों में शेयरधारक 

कंपनी का प्रकार उससे संबंधित वाणिज्यिक नाम में स्पष्ट रूप से रखा जाएगा (सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध 
कंपनियों के लिए "सार्वजनिक " लिखा जाएगा और निजी स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए "निजी " लिखा 
जाएगा )। 
नाम में कंपनी की निजी/ सार्वजनिक प्रकृति का उल्लेख करने की आवश्यकता भारतीय कानून से भी तुलनीय 
है। कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 4 के अनसार प्रत्येक निजी कंपनी को अपने नाम के बाद " प्राइवेट 
लिमिटेड "लिखने की आवश्यकता होती है। आपके संदर्भ के लिए संगत भाग पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। 
" 4. ( 1) कंपनी के ज्ञापन में यह उल्लेख होगा 

( क ) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के मामले में अंत में "लिमिटेड " शब्द सहित कंपनी का नाम अथवा 
निजी लिमिटेड कंपनी के मामले में अंत में " प्राइवेट लिमिटेड " शब्द 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( viii) 


( ख ) 


बशर्ते कि धारा 8 के तहत पंजीकृत किसी कंपनी पर यह धारा लागू न हो ।" 
( vi) संशोधित कतरी कानून के अनुरूप मुंतजाट ने आवश्यक परिवर्तन किए जिन्हें प्राधिकारियों ने 21 फरवरी , 

2018 से स्वीकार कर लिया और अब कंपनी मैसर्स कतर एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी 
( मुंतजाट ) क्यू . पी . जे. एस. सी ., कतरी प्राइवेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के नाम से पंजीकृत है, अंतर केवल यह है 

कि नाम के अंग्रेजी अनुवाद में " प्राइवेट " शब्द जोड़ दिया गया है । 
( vii ) संशोधित कंपनी कानून के अनुच्छेद 94 के तहत यह भी स्पष्ट किया जाता है कि "सार्वजनिक " संयुक्त स्टॉक 

कंपनी साधारण रूप से वह कंपनी है जिसके सार्वजनिक रूप से सचीबद्ध शेयर हैं और किसी भी अन्य संयक्त 
स्टॉक कंपनी को "प्राइवेट " कंपनी के रूप में आवश्यक रूप से वर्गीकत किया जाना चाहिए । अतः कतर 
सरकार द्वारा 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली जारी रहते हुए मुंतजाट को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। 
मुंतजाट की व्यवस्था और स्वामित्व संरचना अपरिवर्तित रहती है, जैसी कि जांच के दौरान थी और यह कि 

सत्यापित स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । 
( ix ) कतर के मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड कॉमर्स द्वारा रिकार्ड किए गए 2017 एवं 2018 के सरकारी 

वाणिज्यिक पंजीकरण आंकड़े सिद्ध करते हैं कि मुंतजाट उसके नाम में "प्राइवेट " जोड़ने से पूर्व और उसके 
बाद कतर सरकार के 100 प्रतिशत स्वामित्व में बनी रही । इसके अतिरिक्त , प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और 

निदेशक मंडल की सूची में कोई परिवर्तन नहीं है। कंपनी का " आधारभूत स्वरूप " अपरिवर्तित रहता है। 
घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं । किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किए हैं । 
(i) मुंतजाट से क्यू . जे. एस . सी . से नाम मुंतजाट क्यू . पी . जे. एस . सी . में बदलने के अनुसरण में मुंतजाट के स्वामित्व 

अथवा संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वस्तुतः यह स्थानीय कानून में संशोधन की अपेक्षा अनुसार 
नाम में परिवर्तन है । 
कतर में वाणिज्यिक कानून में संशोधन हुआ था । संशोधन से पूर्व कानून के पूर्व रुपांतर में कंपनी को यह 
उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी है अथवा निजी संयुक्त स्टॉक 
कंपनी है क्योंकि सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनीअथवा निजी संयुक्त स्टॉक कंपनी के बीच कोई कानूनी अंतर 

नहीं था । 
( iii) मुंतजाट को 2012 में एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था । नए कानून के अनुसरण में 

मुंतजाट के पास वित्तीय बाजारों में उसके शेयरों को सूची मे रखने और सार्वजनिक संयुक्त स्टॉक कंपनी के 
रूप में संदर्भित करने अथवा सूची से हीन रहने औरनिजी संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में संदर्भित रहने का 
विकल्प था । मुंतजाट ने सूचीयन में न रहने का निर्णय लिया और इस प्रकार नए संशोधित वाणिज्यिक 
कंपनी कानून के तहत निजी संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में माना जाएगा । शेयरधारिता में कोई परिवर्तन 

नहीं हुआ है । 
(iv ) उपर्युक्त कानून कतर में यह निरीक्षण करने के अभिप्राय से किया गया है कि सभी मामलों में शेयरधारक 

कंपनी का प्रकार उससे संबंधित वाणिज्यिक नाम में स्पष्ट रूप से रखा जाएगा (सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध 
कंपनियों के लिए "सार्वजनिक " लिखा जाएगा और निजी स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए "निजी " लिखा 
जाएगा । 
नाम में कंपनी की निजी/सार्वजनिक प्रकृति का उल्लेख करने की आवश्यकता भारतीय कानून से भी तुलनीय 
है। कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक निजी कंपनी को अपने नाम के बाद "प्राइवेट 

लिमिटेड " लिखने की आवश्यकता होती है । 
(vi ) संशोधित कतरी कानून के अनुरूप मुंतजाट ने आवश्यक परिवर्तन किए जिन्हें प्राधिकारियों ने 21 फरवरी , 

2018 से स्वीकार कर लिया और अब कंपनी मैसर्स कतर एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी 


(v) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


( मुंतजाट ) क्यू . पी . जे. एस . सी ., कतरी प्राइवेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के नाम से पंजीकृत है, अंतर केवल यह है 

कि नाम के अंग्रेजी अनुवाद में "प्राइवेट " शब्द जोड़ दिया गया है । 
( vii ) संशोधित कंपनी कानून के अनुच्छेद 94 के तहत यह भी स्पष्ट किया जाता है कि " सार्वजनिक " संयुक्त स्टॉक 

कंपनी साधारण रूप से वह कंपनी है जिसके सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध शेयर हैं और किसी भी अन्य संयुक्त 
स्टॉक कंपनी को " प्राइवेट " कंपनी के रूप में आवश्यक रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए । अतः कतर 

सरकार द्वारा 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली जारी रहते हुए मुंतजाट को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। 
( viii ) मुंतजाट की व्यवस्था और स्वामित्व संरचना अपरिवर्तित रहती है, जैसी कि जांच के दौरान थी और यह कि 

सत्यापित स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । 
(ix ) कतर के मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड कॉमर्स द्वारा रिकार्ड किए गए 2017 एवं 2018 के सरकारी 

वाणिज्यिक पंजीकरण आंकड़े सिद्ध करते हैं कि मुंतजाट उसके नाम में "प्राइवेट " जोड़ने से पूर्व और उसके 
___ बाद कतर सरकार के 100 प्रतिशत स्वामित्व में बनी रही। इसके अतिरिक्त , प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और 

निदेशक मंडल की सूची में कोई परिवर्तन नहीं है। कंपनी का " आधारभूत स्वरूप " अपरिवर्तित रहता है । 
(x ) सार्वजनिक पटल पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। 
(xi ) घरेलू उद्योग को नई कानूनी कंपनी पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने के संबंध में यह मानते हुए कोई 

दुराव नहीं है कि आवेदक ने इसका दावा केवल नाम में तकनीकी परिवर्तन के रूप में किया है । 
प्राधिकारी द्वारा जांच 
प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने निर्यातक द्वारा नाम में अनुरोध किए गए परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं 
की है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि स्वामित्व के शेयरधारण पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है जो निर्यातक के 
व्यापारिक प्रचालनों के आधारभूत स्वरूप को नहीं बदलता । 
निष्कर्ष एवं सिफारिश 
सभी पहलुओं पर विचार करने पर प्राधिकारी मानते हैं कि निर्यातक अर्थात मैसर्स क्यू .जे. एस . सी का नाम 21 
फरवरी , 2018 से मैसर्स क्यू . पी . जे. एस . सी . में बदल गया है। इस प्रकार मैसर्स मुंतजाट क्यू . जे. एस . सी . और 
मैसर्स क्यू . पी . जे. एस. सी . समान कंपनियां हैं । तद्नुसार , प्राधिकारी दिनांक 11. 04. 2017 की अधिसूचना संख्या 
12/ 2017 -सीमा शुल्क ( एडीडी) के पैरा 1 में निहित तालिका में उपर्युक्त परिवर्तन की निम्नलिखित रूप में सिफारिश 
करते हैं । 
(i) कॉलम 7 में क्रम संख्या 6 के सामने निर्यातक "मैसर्स कतर कैमिकल एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड 

डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंतजाट ) क्यू . जे. एस . सी .", कतर का नाम " मैसर्स कतर एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड 
डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंतजाट) क्यू . पी .जे. एस . सी ."कतरी प्राइवेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में पढ़े जाने के 
लिए संशोधित किया जाए । 
कॉलम संख्या 7 में क्रम संख्या 7 के सामने निर्यातक "मैसर्स कतर कैमिकल एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड 
डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंतजाट ) क्यू . जे. एस . सी .", कतर का नाम " मैसर्स कतर एंड पैट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड 
डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (मुंतजाट ) क्यू . पी .जे. एस . सी ."कतरी प्राइवेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में पढ़े जाने के 

लिए संशोधित किया जाए। 
च. इस आदेश के कारण केंद्र सरकार के आदेशों के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क , उत्पाद शुल्क 
और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी । 


सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी 


[ TT II - QU5 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) 

AMENDMENT NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th September , 2018 


Subject : Anti- Dumping investigation concerning imports of Linear Alkyl Benzene (LAB ) originating in or 
exported from Iran , Qatar and China PR – Amendment to the final finding notification no . 14 /20 /2015 -DGAD 
dated 6 / 3 /2017 . 


No. 14 /20 /2015 - DGAD :- Having regard to the Customs Tariff Act 1975 , as amended from time to time 
(hereinafter referred to as “ the Act” ) and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Anti 
Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules 1995 , as amended from time to time 
(hereinafter referred to as “ the Rules ” ) thereof ; 
A . BACKGROUND 
2 No. 14 /20 /2015 -DGAD - Whereas having regard to the Act and Rules supra , the Designated Authority , in 
the Ministry of Commerce and Industry , Department of Commerce , Govt. of India , appointed under the Rules supra , 
(hereinafter referred to as “ the Authority ” ) notified its Final Findings on anti-dumping investigation vide Notification 
No. 14 /20 / 2015 - DGAD dated 06 .03. 2017 recommending imposition of definitive anti- dumping duty on imports of 
Linear Alkyl Benzene (LAB ) (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from Iran , Qatar 
and China PR (hereinafter referred to as the subjectcountries ). 
3. And whereas definitive anti -dumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 
12 /2017 - Customs (ADD ) dated 11.04 .2017 
B . PROCEDURE 

M /s Qatar and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat), the exporter of Subject 
Countries produced by M /s SEEF Limited in the original investigation has requested for change of name of the 
exporter from Muntajat Q .J. S . C to Muntajat Q .P .J.S . C . 

The Authority noting the nature of the request sought views on the same from interested parties of the original 
investigation , so that the request could be considered appropriately and need of undertaking a MTR could be 
evaluated . Submissions made by interested parties have been considered by the Authority . 
C . SUBMISSIONS MADE BY INTERESTED PARTIES 
(a ) Submission by M /s Qatar and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q . J.S .C . 
(Exporter ) : 

There has been no change in the ownership or structure of Muntajat pursuant to its change in name from 
Muntajat Q .J. S . C . to Muntajat Q . P .J. S .C . In fact, it is a change in name as required by an amendment to local 


(i) 


law . 


( iii) 


There was an amendment to the commercial law in Qatar. Prior to the amendment, the previous version of 
the law did not require the company to specify whether it was a public joint stock company or private joint 
stock company , since there was no legal distinction between a public joint stock company or a private joint 
stock company: 

Article 4 of the new amended Commercial Companies Law introduced a new type of company under 
Qatari law and categorized joint stock companies into either public joint stock companies or private joint 
stock companies. 
Muntajatwas incorporated as a joint stock company in 2012 . Pursuant to the new lawMuntajat had the option 
to either to list its shares on the financial markets and be referred to as a public joint stock 
company or remain unlisted and be referred to as a private joint stock company . Muntajat has decided not to 
pursue a listing and as such will be considered as a private joint stock company under the new amended 
Commercial Companies Law . There has been no change in shareholding. 
The above law has been interpreted in Qatar to imply that in all cases, the type of the shareholding company 
shall be clearly delineated in the commercial name thereto (i.e . “ public” shall be written for publicly listed 
entities and “ private ” shall be written for privately owned entities). 


(iv ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


( v ) 


(vi) 


The requirement of signifying the private / public nature of a company in the name is comparable to Indian 
law as well . As per section 4 of the Companies Act, 2013 , every private company needs to have the suffix 
“ private limited ” after its name. The relevant part is reproduced for your reference : 
“ 4 . ( 1) The memorandum of a company shall state 
(a ) the name of the company with the last word " Limited " in the case of a public limited company, or the last 
words " Private Limited " in the case of a private limited company 
Provided that nothing in this clause shall apply to a company registered under section 8 ;" 
In line with the amended Qatari law , Muntajat made the necessary changes which were accepted by the 
authorities with effect from 21st February , 2018 , and the Company is now registered with the name Qatar 
and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q . P . J. S . C ., Qatari Private Joint Stock 
Company, the only difference being that the word ‘ Private has been added to the English translation of the 

name. 
( vii) 

Under Article 94 of the amended Company s law , it is also clarified that a " public" joint stock company is 
simply a company that has publicly listed shares, and any other joint stock company must necessarily be 
classified as a private company. HenceMuntajat has been classified as such , while continuing to be 100 % 

owned by the Government of Qatar. 
(viii ) The arrangement and ownership structure of Muntajat remains unchanged as was during the investigation 

and that there has been no change in the verified position . 
( ix ) The official Commercial Registration Data for 2017 and 2018 as recorded by Qatar s Ministry of Economy 

and Commerce, evidences that Muntajat continued to be 100 % owned by the Government of Qatar before 
and after adding private to its name. Further, there are no changes to the list of authorised signatories and 

board of directors. The basic nature of the company remains unaltered . 
(b ) The following submissions have been made by Domestic Industry . No other interested party has made 
any submission : 

There has been no change in the ownership or structure of Muntajat pursuant to its change in name from 
Muntajat Q .J. S .C . to Muntajat Q .P .J. S .C . In fact, it is a change in name as required by an amendment to local 
law . 


( iii ) 


(iv ) 


There was an amendment to the commercial law in Qatar. Prior to the amendment, the previous version of the 
law did not require the company to specify whether it was a public joint stock company or private joint stock 
company, since there was no legal distinction between a public joint stock company or a private joint stock 
company: 
Muntajatwas incorporated as a joint stock company in 2012 . Pursuant to the new lawMuntajat had the option to 
either to list its shares on the financial markets and be referred to as a public joint stock company or remain 
unlisted and be referred to as a private joint stock company . Muntajat has decided not to pursue a listing and as 
such will be considered as a private joint stock company under the new amended Commercial Companies Law . 
There has been no change in shareholding . 
The above law has been interpreted in Qatar to imply that in all cases, the type of the shareholding company 
shall be clearly delineated in the commercial name thereto (i.e. " public " shall be written for publicly listed 
entities and " private" shall be written for privately owned entities). 
The requirement of signifying the private I public nature of a company in the name is comparable to Indian law 
as well . As per section 4 of the Companies Act, 2013 , every private company needs to have the suffix " private 
limited " after its name. 
In line with the amended Qatari law , Muntajat made the necessary changes which were accepted by the 
authorities with effect from 2P1 February, 2018 , and the Company is now registered with the name Qatar and 
Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q .P .J . S .C ., Qatari Private Joint Stock Company, 
the only difference being that the word Private has been added to the English translation of the name. 
Under Article 94 of the amended Companieslaw , it is also clarified that a " public " joint stock company is simply 
a company that has publicly listed shares, and any other joint stock company must necessarily be classified as 
a private company. HenceMuntajat has been classified as such , while continuing to be 100 % owned by the 
Government of Qatar . 


( vi) 


( vii) 


(viii ) The arrangement and ownership structure of Muntajat remains unchanged as was during the investigation and 

that there has been no change in the verified position . 


[ HTT II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ix ) 


The official Commercial Registration Data for 2017 and 2018 as recorded by Qatar s Ministry of Economy and 
Commerce , evidences that Muntajat continued to be 100 % owned by the Government of Qatar before and after 
adding private to its name. Further, there are no changes to the list of authorised signatories and board of 
directors . The basic nature of the company remains unaltered . 
No information is available in public domain . 
The domestic industry does not have any reservation to extension of present ADD to the new legal entity , 
considering that the applicant has claimed this as only a technical change in the name. 


(xi) 


D . 


Examination by the Authority 


The Authority notes that the Domestic Industry has not objected to the requested change in name by the 
exporter. The Authority also notes that there is no change in shareholding pattern of ownership which therefore do not 
alter the basic nature of business operations of the exporter. 


E . 


Conclusion and Recommendations 


i) 


An 


Having considered all aspects , the Authority holds that the name of the exporter i.e . M /s Q .J.S .C has been changed to 
M /s Q . P .J. S . C w .e .f. 21° February, 2018 . Thus, M /s Muntajat Q .J. S . C and M /s Q . P .J. S . C are the same companies. 
Accordingly , the Authority recommends the above change in the Table in paragraphloftheNotificationNo. 12/ 2017 
Customs(ADD )dated11.04 .2017asunder : 

Against Serial No. 6 in Col. 7 , the name of the exporter ‘M /s Qatar Chemical and Petrochemical Marketing 
and Distribution Company (Muntajat) Q .J.S .C ., Qatar may be amended to read as ‘M /s Qatar and 
Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q .P . J. S .C . Qatari Private Joint Stock 

Company. 
ii) Against serial No. 7 , in Col. No. 7 , the name of the Exporter " M /s Qatar Chemical and Petrochemical 

Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q . J.S . C ., Qatar may be amended to read as ‘ M /s Qatar and 
Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q .P . J. S .C . Qatari Private Joint Stock 
Company . 
An appeal against the orders of the Central Government arising out of this order shall lie before the Customs, 
Excise , and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act. 

SUNIL KUMAR , Additional Secy . & Designated Authority 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date: 2018 .09. 07 18 :47 :50 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


